AK 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 12 श्रावण, 1937 ( श० ) 
संख्या 550 राँची , सोमवार 

3 अगस्त, 20 15 ( ई० ) 


सहकारिता विभाग 


शुद्धि - पत्र 

22 जुलाई , 2015 
संख्या-7 @ यो0( फसल बीमा ) खरीफ 20 15 -0 3 / 2 0 15 सह019 8 6 .. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ( NAIS ) 
खरीफ - 20 15 मौसम के लिए निर्गत विभागीय अधिसूचना सं0 12 75 , दिनांक 20 मई, 20 15 में एग्रीकल्चर 
इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि0] राँची के पत्रांक 8 16 5 ] दिनांक 16 जुलाई, 2015 के आलोक में उक्त 
अधिसूचना के निम्नलिखित कंडिकाओं को निम्न रूप से संशोधित की जाती है:. 

1. कण्डिका 6 में अंकित प्रिमियम दर का निर्धारण - भदई धान फसल हेतू दरें निम्नवतः रहेंगीः 


क्षतिपूर्ति । निश्चित निर्धारित उपज दर के वास्तविक निर्धारित उपज दर के मूल्य के 
स्तर प्रीमियम दर मूल्य तक ( प्रति प्रीमियम दर बाद एवं औसत उपज दर के 
हेक्टेयर) 

150 % समर्थन मूल्य तक ( प्रति 

हेक्टेयर 


80 % 


2. 50 % 


14499.00 


15 . 00 % 


27186 . 00 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार, 3 अगस्त , 2015 
2 . कण्डिका 10 को निम्न रूप से पढ़ा जाय] बैंक सर्विस चार्जेजः- मौसम खरीफ- 2 0 15 में राष्ट्रीय कृषि 
बीमा योजना में शामिल होनेवाले सभी नोडल बैंकों को 2 -5 0 ( ढाई ) प्रतिशत की दर से बैंकों द्वारा जमा की 
गई| शुद्ध प्रीमियम राशि के उपर बैंक सर्विस चार्जेज क्षतिपूर्ति भुगतान के उपरांत दी जाएगी । जिसमें से 1 . 
2 5 ( सवा) प्रतिशत सहकारी बैंक सम्बंधित सहकारी समिति ( लैम्पस पैक्स ) को बीमा सेवा शुल्क के रूप 
में भुगतान करेगी । जिसमे 5020:50 प्रतिशत का अनुपात क्रमशः केन्द्र एवं राज्य सरकार का होगा । 


3 . कण्डिका 12 ( ख ) में अंकित को निम्न रूप से पढ़ा जाय: कृषक सूची - जिलावार] बैंकवार कृषक 
सूची सम्बंधित नोडल बैंकों द्वारा निम्न प्रपत्र में तैयार कर ए0आई0सी0] क्षेत्रीय कार्यालय राँची को प्रीमियम 
प्रेषण के साथ उपलब्ध करेंगे। कृषक सूची दोनों रूपों में ( सत्यापित हार्ड कॉपी तथा उसकी सॉफ्ट कॉपी ) 
अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे| ताकि विभाग को ये आँकड़ों को ससमय उपलब्ध कराया जा सके । 
प्रपत्र पूर्व की भांति यथावत् रहेगी । 


4 . 


अधिसूचना में अंकित अन्य निदेश एवं शर्ते यथावत रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

राजीव अरूण एक्का, 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 550 - 50 + 50 । 


